निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 

बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 चैत्र 1944 ( श ० ) 
( सं ० पटना 211 ) पटना , बुधवार , 06 अप्रील 2022 

निर्वाचन विभाग 

अधिसूचना 
06 अप्रील 2022 

सं ० बी 1 - 3 - 26 / 2021-14--91- बोचहाँ ( अ ० जा ) विधान सभा उप निर्वाचन , 2022 की मतगणना के लिए 
अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की अधिसूचना 
संख्या - 434 / बिहार - वि.स. / 2015 ( 2 ) दिनांक 04.04.2022 की ( हिन्दी एवं अंग्रेजी ) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मिथिलेश कुमार साहु , 
संयुक्त सचिव - सह 

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 06 अप्रील 2022 

भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली- 110001 / दिनांक 04 अप्रील 2022 / 14 चैत्र , 1944 ( शक ) 
सं o 434 / बिहार - वि.स. / 2015 ( 2 ) : - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की 

- 

उप – धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा बिहार राज्य सरकार के 
परामर्श से , दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को 91 - बोचहा ( अ ० जा ० ) विधान सभा क्षेत्र के 
उप चुनाव , 2022 के दौरान मतों की गणना में निर्वाची अधिकारी की सहायता करने के लिए , आयोग द्वारा पूर्व में 
अधिसूचित अधिसूचना संख्या 434 / बिहार - वि . स . / 2015 ( 2 ) दिनांक 15 सितम्बर , 2015 समय समय पर यथा 
संशोधित , के द्वारा 91 - बोचहा ( अ ० जा ० ) विधान सभा क्षेत्र के लिये नियुक्त सहायक निर्वाची अधिकारी के अतिरिक्त 
सहायक निर्वाची अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है : 

सारणी 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 

सहायक निर्वाची पदाधिकारी 

की क्रम संख्या एवं नाम 

1 

2 

91 - बोचहाँ ( अ ० जा ० ) 

4 वरीय उप समाहर्त्ता , प्रभारी जिला राजस्व प्रशाखा , मुजफ्फरपुर 

उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित सहायक निर्वाची अधिकारी की नियुक्ति संबंधित 91- बोचहाँ 
( अ 0 जा 0 ) विधान सभा के उप चुनाव में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगी । 

डुं 

आदेश से , 
सुजीत कुमार मिश्र , 
सचिव । 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICTION 

Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 Dated : 04th April , 2022/14 Chaitra , 
1944 ( Saka ) 

No. 434 / BR - LA / 2015 ( 2 ) : - In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of 
Section 22 of the Representation of the People act , 1951 ( 43 of 1951 ) , the Election 
Commission hereby designates , in consultation with the state government of Bihar , 
following officers mentioned in column ( 2 ) of the Table below , as Assistant Returning 
Officer , in addition to Assistant Returning Officers nominated vide its Notification No. 
434 / BR - LA / 2015 ( 2 ) , dated 15 September , 2015 , to assist the Returning Officer of 91 
Bochahan ( SC ) Assembly Constituency for counting of votes during bye - election to the 91 
Bochahan ( SC ) Assembly Constituency of votes of Bihar , 2022 : 

Table 

Assistant Returning Officer 

No. and Name of Assembly 
Constituency 

1 

2 

91 - Bochahan ( SC ) 

4. Senior Deputy Collector , Incharge District Revenue 
Section , Muzaffarpur 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 06 अप्रील 2022 

3 

The officer in Column 2 of the above table shall ccase to function as Assistant 
Returning Officer immediately after the completion of process of counting of votes in bye 
election to 91- Bochahan ( SC ) Assembly Constituency of Bihar , 2022 . 

By order . 

SUJEET KUMAR MISHRA , 
SECRETARY . 

अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 211-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


